सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 ज्येष्ठ 1936 ( श० ) 
संख्या 275 राँची , गुरुवार 

19 जून , 2014 ( ई० ) 


वित्त विभाग 


संकल्प 
28 मई , 2014 


विषय : राज्य सरकार के समूह घ के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से वैचारिक 

रूप से उत्क्रमित ग्रेड -पे रु. 1800 /- एवं रु. 1650 / - का वास्तविक वित्तीय लाभ दिनांक 
1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से स्वीकृत किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में | 

संख्या -6/ एस -4(वे. पु.)- 04 / 2011/1863/ वि०--वित्त विभाग के संकल्प संख्या 805/ वि . 
दिनांक 4 मार्च, 2014 के द्वारा राज्यान्तर्गत समूह घ कर्मियों के लिए दिनांक 1 जनवरी , 2006 के 
प्रभाव से वैचारिक रूप से उत्क्रमित ग्रेड पे का वास्तविक वित्तीय लाभ दिनांक 1 जनवरी , 2006 के 
प्रभाव से कतिपय शर्तों के अधीन मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में , स्वीकृत किया गया है । पूर्व में 
कंडिका -2 के अनुरूप संकल्प निर्गत है । 


___ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 19 जून, 2014 
2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 805/ वि . दिनांक 4 मार्च, 2014 के क्रम में राज्य सरकार 
द्वारा समूह घ के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी , 2006 के प्रभाव से वैचारिक रूप से उत्क्रमित ग्रेड- पे 
रु . 1800 /- एवं रु. 1650/- का वास्तविक वित्तीय लाभ दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से प्रदान किये 
जाने की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 8 मई , 2014 की बैठक में प्रदान की गयी है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमरेन्द्र प्रताप सिंह , 


सरकार के सचिव , 


वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 275 - 50 | 


